than 


VE: 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 चैत्र , 1937 ( श० ) 
संख्या 2 0 6 राँची, शुक्रवार 

10 अप्रैल, 20 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 


7 अप्रैल , 2015 
संख्या- 5/ विविध- 6-5/ 2014 ( ए0के0एम0) का.3 0 86 -- विभागीय संकल्प संख्या- 643 , दिनांक 
27 जनवरी, 2015 द्वारा श्री राम कुमार मंडल , तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के विरूद्ध 
संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री अशोक कुमार मिश्र, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी को 
संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था । 

श्री मिश्र के कार्यमुक्त हो जाने के कारण इनके स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा , 
विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रमोद कुमार तिवारी, 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 0 6 – 50 । 


